PART J ] 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT. 25 , 1984 (ASVN . 3, 1906 SAKA ) 


1393 


श्रम विभाग 


अधिसूचना 


- 


शुद्धि पत्र 


दिनांक 10 सितम्बर , 1984 


क्रमांक आई. डी ० / एफ . डी०233-82/ 34 543. - हरियाणा सरकार श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक आई० डी ० 
फरीदाबाद/ 233-82 / 12181, दिनांक 14 मार्च, 1983 जो कि राज्य पत्रिका में दिनांक 22 मार्च, 1983 को पृष्ट 689 पर 
छपा है के पैरा एक में "मै ० यूनिवर्सल स्टील एलाईड प्रा . लि . , सराय खोजा, 12,6, मथुरा रोड़, फरीदाबाद " के स्थान पर शब्द 
" श्री सबै सिंह म ० यूनिवर्सल स्टील एलाईज प्रा . लि ., सराय खोजा, 12/6, मथुरा रोड, फरीदाबाद " पढ़ा जाये । 


दिनांक : 14 सितम्बर , 1984 


सं ० प्रो ० वि ० /विभानी/27-81/ 35365.- हरियाणा सरकार के अधिसूचना क्रमांक प्रो ० वि ० /विभानी/ 27- 81/26768, 
26775 तथा 26782,दिनांक 27 जुलाई, 1984 जो कि हरियाणा राज्य पत्रिका में दिनांक 14 अगस्त,. 1984 को पृष्ठ 1053 
1054 पर छपा है में " मैं कार्यकारी अभियन्ता , सव अर्बन डिविजन , हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड गोहाना रोड, पानीपत " के स्थान 
पर कार्यकारी अभियन्ता , सिटी डिविजन हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, गोहाना रोड, पानीपत " पढ़ा जाये । 


बी ० पी ० सहगल , 


संयुक्त सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 


। 


[ 1 14207 CS ( H ) -Govt. Press , U.T., Chd . 


